. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र , 1940 ( श०) 


संख्या- 344 राँची, गुरुवार , 


29 मार्च, 2018 ( ई० ) 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
26 मार्च, 2018 ई० 


संख्या -12/ से०नि०-4002/ 2015-1781 -- योजना सह वित विभाग के संकल्प सं०- 1243, दिनांक 
28 अप्रैल , 2016 के कंडिका-11 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री रमेश कुमार , सेवा निवृत , पुलिस 
निरीक्षक , विशेष शाखा , झारखण्ड, राची को दिनांक 13 जनवरी , 2018 से अगामी एक वर्ष के लिए अनुबंध के 
आधार पर नियुक्त ( तृतीय सेवा -विस्तार ) किया जाता है । 

2. अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के दौरान श्री कुमार को योजना सह वित विभाग के संकल्प सं० 
1423, दिनांक 28 अप्रैल , 2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं अन्य लाभ देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 344 -- 50 


